निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 621 ) 


24 कार्तिक 1933 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 15 नवम्बर 2011 


गन्ना उद्योग विभाग 


आदेश 

4 नवम्बर 2011 
सं0 2292 - ईख प्रबंधक एच. पी . सी . एल . बायोफ्यूल्स लि० इकाई सुगौली द्वारा सूचित किया गया है कि 
पहाड़पुर अंचल अंतर्गत ग्राम मनकररीया ( थाना नं० 5 ) एवं ग्राम - रायकररीया ( थाना नं . 114 ) उनको परम्परागत रूप 
में आरक्षित है परन्तु टंकण भूलवश वर्ष 2011 - 12 के लिए निर्गत अपरम्परागत आरक्षण आदेश में ग्राम मनकररीया 
( थाना नं . 5) सटहां मुक्त क्षेत्र में भी भूलवश अंकित हो गया है एंव ग्राम रायकररीया ( थाना नं . 114) मंझौलिया 
चीनी मिल के लिए किये गये अपरम्परागत आरक्षित ग्रामों की सूची में भी सम्मिलित हो गया है । 

चीनी मिल से प्राप्त उपरोक्त अभ्यावेदन एवं संचिका पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं समीक्षोपरान्त 
आदेश दिया जाता है कि चूंकि ग्राम मनकररीया ( थाना नं . - 5 ) एवं ग्राम रायकररीया ( थाना नं . 114) सुगौली चीनी 
मिल को आरक्षित है । अतः विभागीय पत्रांक 2153, दिनांक 29 सितम्बर 2011 द्वारा निर्गत मझौलिया चीनी मिल के 
लिए अपरम्परागत आरक्षित ग्रामों की सूची में अंचल पहाड़पुर अंतर्गत क्रमांक 68 पर अंकित ग्राम रायकररिया 
( राजस्व थाना संख्या 114) एवं संलग्न गोविन्दगंज क्षेत्र अंतर्गत मुक्त ग्रामों की सूची में क्रमांक - 05 पर अंकित ग्राम 
मनकररीया ( राजस्व थाना नं . 5 ) को विलोपित समझा जाए । 

आदेश से , 
विमलानन्द झा , 
ईखायुक्त , बिहार, पटना । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 621 -571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih . nic . in 


